रजिस्ट्री सं० डी - 222 


EGISTER . Dmo. oam 


AP. 


सत्यमेव जगने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 4 
No. 4 ) 


मई दिल्ली , शनिवार , मार्च 14, 1970 ( फाल्गुन 23, 1891 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 14, 1970 ( PHALGUNA 23, 1891) 


%3 


- - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paglog is given to this Part to order that it may be filled as a separate compilation ) 


भाग I -- खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली दिनांक 14 मार्च 1970 

संकल्प 
मं० 626, तारीख 21 फरवरी 1970 - - राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते है कि केरल राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास 
सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक 
राज्य सलाहकार समिति पुर्नगटित की जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे : - - 

__ सभापति 
श्री सी० अचुत्य मेनन , मुख्य मंत्री, केरल । 

सरकारी सवस्य 
( 1 ) जनरल आफिसर कमाण्डिग, मद्रास, मैसर तथा केरल क्षेत्न । । 
( 2 ) विशेष सचिव , केरल सरकार, पब्लिक विभाग । 
( 3 ) इन्स्पैक्टर जनरल , पुलिस , केरल । 
( 4 ) निदेशक , रोजगार , केरल । 
( 5 ) कमाण्डर , टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , दक्षिणी क्षेत्र , पूना । 
( 6 ) कमाण्डर, मद्रास तथा केरल सब-एरिया । 

गैर -सरकारी सवस्य 
( 1 ) अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि, भारतीय वाणिज्य मंडल , कोचीन । 
( 2 ) लेफ० कर्नल पी० पी० वी नायर , सिवालयम कानन 

मूला ,त्रिवेन्द्रम । 
( 3 ) श्री सी० वी० बालाकृष्णन नायर, मैनेजर पार्वती मिल्स 

लि० ,किलोन । 
493GI/ 69 


( 4 ) श्री जोन पी० चाकी ( भूतपूर्व सैनिक ) , वालियापरमाबल 

हाउस, लाकासेरी, चेगांनूर । 
( 5 ) श्री सी० टी० जोन, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड, कोटायम । 
( 6 ) डा० चतुर्थी, एम० जी० रोड, एनफूिलम । 
( 7 ) श्री एन० आर० श्रीनिवासा अय्यर , बी० ए० बी० एल०, 

आई० पी० एस० ( सेवा निवृत ) , कृष्ण विलास , थिरु 

वाम्बाडी, निचूर - 1 
( 8 ) मेजर सी० के० नायर , साई नीलायम , थोलानूर, अलाथुर । 
( ७ ) श्री के . मम्मी हाजी , बी० ए० कैनीकारा हाउस , तिरूर 

पी० ओ० मालापुरम । 
( 10 ) श्री एच० मन्जूनाथ गव , भूतपूर्व महापौर, 1/ 668, 

ईस्ट हिल रोड, कालीकट । 
( 11 ) डा० के ० ए ० शैटी, कमरगोड । 


सचिव 
जनरल स्टाफ आफिमर 2, टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , दक्षिणी 
क्षेत्र । 

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्याकाल 
दो वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होग - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 


(17) 


18 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 14 , 1970 (PHALGUNA 23 , 1891) 


(PART 1 - SEC . 31 


5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी सदस्यों की समय 
समय पर संशोधन वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ . 
6 ( 26 ) - ° IV /59 farita 5 fHET, 1980 ATT Fatsa 
दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जायगी । 

6. आदेश जारी किया जाता है कि सैना अध्यक्ष , वित्त सलाह 
कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिष, केरल को उपर्युक्त 
मे सूचित कर दिया जाए । 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प कः 
भारतीय राजपन्न में प्रकाशित कर दिया जाए । 

sfercarHarTo 4T ET 641 3232 feata 2377 ATT, 
1967 ott a face, 1967 HIT2700 979 
खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ था , एसपद्वारा निरसितकिया जाता है । 

के० आर० नालिगा , उप सचिव 
F . 27(6)69/D (GS- III ) 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 14th March 1970 

RESOLUTION 
No. 626 . dared 21st Feb . 1970 .- - To advise the Govern 
ment of India on matters relating to the development of the 
Territorial Army in the State of Kerala , the President bas 
been pleased to direct that the State Advisory Committee for 
the Territorial Army be reconstituted . 
The Committco shall consist of : 

Chairman 
Shri C . Achutha Menon , Chief Minister, Korala . 

Official Members 
1. General Officor Commanding , Madras, Mysore & 

Kerala Arca. 
2 . Special Socretary to Government of Kerala , Public 

Department. 
3. Inspector General of Police, Kerala . 
4 . Director of Employmont, Kerala. 
3 . Commander, Territorial Army Group Headquartors, 

Southern Command, Poona. 
6 . Commander, Madrag & Kerala Sub Area . 

Non -Official Members 
1 . President or representative of Indian Chamber of 

Commerce , Cochin - 2 , 
2 . Lt. Col. P . P . V . Nair, Sivalayam , Kannanmoola , 

Trivandrum . 
3. Shri C . V . Balakrishnan Nair , Manager, Parvathi 

Mills Ltd . Quillon . 
4 . Shri Jobo P . Chacko ( Ex -Serviceman ), Valliaparambil 

Houso . Lakkassery , Chengannur . 
5. Shri C . T . John , District Commandant, Home Guards , 

Kottayam , 


6 . Dr. Chathuruthy, M . G . Road , Ernakulam . 
7. Shil N . R Srinivasa Iyor, B .A . B .L ., L. P .S . (Rotd .). 

Krishnavilas Thiruvambady, Trichur- 1. 
8 . Major C . K . Nair , Şai Nilayam , Tholanur, Alathur. 
9 , Shri K . Mammi Hajec . B . A ., Kainikkara House , 

Tirur- P .O ., Malappuram . 
10 . Shri H . Manjunatha Rao , Ex-Mayor, 1 / 668 East Hill 

Road , Calicut. 
11. Dr. K . A . Shetty , Kasargod . 

Secretary 
General Staff Officer 2 , Territorial Army Group 

Headquarters, Southern Commund , Poona. 
3. The tonure of appointment of non -official members of 
the Committee is two years. 

4 . The functions of the Committee will be ( i) to oncourago 
rocruitment to the Territorial Army and ( ii ) to cons. der any 
local problem relating to recruitment, development and 
training of the Territorial Army. 

5. The non -oficial members will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at the 
rates sanctioned in the Ministry of Finance , Office Memoran 
dum No . F . 6 ( 26 ) - H . IV / 59 . dated the 5th September, 1960 
as amended from time to timo. 

6 . Ordered that the foregoing be communicated to the 
Chief of the Army Staff , Financial Adviser, Ministry of 
Finance ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Kerala . 

7 . Ministry of Defence Notification No. 3232, dated 23rd 
November , 1967, published in the Gazette of India Part I, 
Section 3 , dated 9th December 1967 (Agrahayana 18 , 1889 ) 
is hereby cancellod . 

8. Ordered that the Resolution be published in tho Gazetto 
of India , 
F , 27 (6 ) / 69 / D ( (GS- HI ) K . R , BALIGA, Dy. Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDLA PRESS, FARIDABAD 
AND PUPLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970 


